निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 428 ) पटना , वृहस्पतिवार , 14 मार्च 2019 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2019 
सं० मं०म० - 01 / विविध - 276 / 2018 / 111 — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या -3/ सी०एस०/एम० 
म०नि०)-02/ 2014-487, पटना -15, दिनांक 24.08.2016 के द्वारा माननीय उप मंत्री के आवासीय कार्यालय कक्ष के 
सुसज्जन हेतु निर्धारित मानक राशि अधिकतम 2.00 लाख ( दो लाख रूपये) के समतुल्य मुख्य सचिव, बिहार के लिए कर्णाकित 
आवास के सुसज्जन हेतु राशि निर्धारित की जाती है तथा भविष्य में भी यह मानक राशि उप मंत्री के आवासीय कार्यालय कक्ष 
के सुसज्जन के लिए निर्धारित मानक राशि के समतुल्य होगी । 


2. मुख्य सचिव के कर्णाकित आवास का सुसज्जन तथा रख - रखाव भवन निर्माण विभाग के बजटीय उपबंध से किया 


जायेगा एवं रख -रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 25th January 2019 
No MM -01/ Vividh - 276 / 2018 / 111/ The Standard amount fixed for the furnishing of 
residential office earmarked for the Chief Secretary , Bihar will be equivalent to the standard amount 
fixed for Hon ble Dy. Minister s residential office , up to Rs. 2 .00 Lakh (Two Lakh ) vide Notification 
No .-3 / C .S / M.( M. N) -02/ 2014- 487, Patna- 15 dated - 24.08. 2016 of Cabinet Secretariat Department 
and in future also it will be equivalent to the fixed standard amount of Dy. Minister s Residential 
office . 


mou 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 मार्च 2019 


2 . Maintenance and furnishing of earmarked residence of the Chief Secretary will be from 
the budget allocation of the Building Construction Department and the Building Construction 
Department will be responsible for the maintenance . 

By order of the Governor of Bihar , 

___ SANJAY KUMAR, 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 428-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


